निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 664 ) 


20 ज्येष्ठ 1937 ( AO ) 
पटना, बुधवार , 10 जून 2015 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

6 अप्रील 2015 
सं0 22 / नि०सि०(सिवान) - 11 - 01 / 2010 / 801 - श्री पारसनाथ राय , अवर प्रमण्डल पदाधिकारी ( सहायक 
अभियन्ता ) सारण नहर अवर प्रमण्डल , गुठनी को विभागीय अधिसूचना सं0 - 641 दिनांक 01.06.11 द्वारा निलबंन मुक्त 
करते हुए दण्ड संसूचित किया गया था । 

उक्त दण्डादेश के विरूद्व श्री राय द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर सी0 डब्लू0 जे0 सी0 
सं0 - 23010 / 2012 दिनांक 7.3.14 में पारित न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0 - 1404 दिनांक 22. 09 . 
14 द्वारा विभागीय अधिसूचना सं0 - 641 दिनांक 01.06.11 को निरस्त किया गया एवं श्री राय से जाच प्रतिवेदन से 
असहमति के बिन्दु पर कारण पृच्छा करने का निर्णय लिया गया । 

उक्त निर्णय के आलोक में संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन एवं अन्य अभिलेख की समीक्षा सरकार के 
स्तर पर की गई जिसमें पाया गया कि श्री राय के विरूद्व असहमति के बिन्दु तैयार कर द्वितीय कारण पृच्छा करने के 
लिए आधारभूत तथ्य नहीं है । इस प्रकार श्री पारस नाथ राय के विरूद्व कोई आरोप प्रमाणित नहीं हो रहा है । अतएव 
मामले को संचिकास्त करने का निर्णय विभाग द्वारा लिया गया है । 
इसलिए मामला को संचिकास्थ किया जाता है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से, 

गजानन मिश्र, 
विशेष कार्य पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 664 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


